रजिस्ट्री सं डीएल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L.- 33004 /97 


" 


. 


. 


सत्यपाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


मन 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub-section (ii) 


COM 


- - - - 


. , . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . . 





सं . 294 ] 
No. 294 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1997/ वैसाख 22 , 1919 
NEW DELHI,MONDAY,MAY 12, 1997 /VAISAKHA 22 , 1919 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवान खण्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मई,1997 
का . मा . 375 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मोटर साइकिलों को अपने उपयोग के लिए चलामे के इच्छुक व्यक्तियों को मोटर साइकिलों को भाड़े पर दिए जाने के कारबार को विनियमित करने के लिए 

और उससे संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना 

(i) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मोटर साइकिल भाड़ा स्कीम , 1997 है ; 
(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
( ii ) यह उन मोटर साइकिलों को लागू होगी जिन्हें अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (i) के अधीन परमिट दिए गए हैं और पैरा 6 के 

निबन्धनों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है । 
2. परिभाषाएँ : 

इस स्कीम में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( i ) " अधिनियम " से मोटर यान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) अभिप्रेत है ; 
( ii ) " प्ररूप " से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 
( iii ) " अनुज्ञप्ति " से मोटर साइकिलों को अपने उपयोग के लिए चलाने के इच्छुक व्यक्तियों को मोटर साइकिलों को भाड़े पर देने के कारबार 

को चलाने के लिए पैरा 6 के अधीन मंजूर या नवीकृत अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है; 
( iv ) " अनुज्ञापन प्राधिकारी " से अधिनियम की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है 
( v ) " आपरेटर " से ऐसा परमिट धारक अभिप्रेत है जिसे पांच मोटर साइकिलों से अन्यून के संबंध में अधिनियम की धारा 74 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन परमिट जारी किया गया हो ; 
( vi ) " स्कीम " से मोटर साइकिल भाड़ा स्कीम, 1997 अभिप्रेत है । 


1177 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ]I - SEC . 3 (ii)] 


H 


3. आपरेटर का अनुज्ञापन - कोई भी व्यक्ति स्वयं को के इस स्कीम अधीन मोटर साइकिल को भाड़े पर देने के कारबार में बिना अनुज्ञप्ति 
के नहीं लगाएगा । 

4. अमुझप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन - पैरा 6 के अधीम अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में 
उस क्षेत्र में जिसमें वह निवास करता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है, अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा और इसके साथ 
एक हजार रुपए की फीस देय होगी । 

5. आवेदन की संवीक्षा - अनुज्ञप्ति को मंजूर क ने या उसके नवीकरण से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा, अर्थात: 
(i ) आवेदक का अच्छा नैतिक चरित्र है और उसे यात्री परिवहन कारबार की घनिष्ठ जानकारी है ; 
( ii ) आवेदक के पास आवासन के लिए, अपने यानों को अनुरक्षरण तथा मरम्मत के लिए स्वच्छता खण्ड और स्वागत कक्ष के लिए आवश्यक 

सुविधाएं हैं ; 
( iii ) आवेदक के पास कम से कम एक टेलीफोन ऐसा है जो दिन और रात खुला रहता है ; 
( iv ) आवेदक के वित्तीय स्रोत मोटर साइकिलों को सतत् रूप से अनुरक्षण देने के लिए तथा स्थापन के दक्ष प्रबन्ध के लिए पर्याप्त हैं ; 
( v ) आवेदक के पास कम से कम पांच मोटर साइकिलों से अन्यून अनुरक्षित करता है जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 74 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन परमिट आरी किया गया है और यह व्यापक बीमा योग्यता प्रमाणपत्र संदत्त अघतन मोटरयान कर सहित है । 
6. अनुज्ञप्ति की मंजूरी - पैरा 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने पैरा 5 की 
अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी प्ररूप 2 में अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत कर सकेगा : 

परन्तु अनुज्ञापम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया 
गया हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे इंकार के कारणों को लिखित रूप में न दिया गया हो । 

7. अनुप्ति की कालावषि - पैरा 6 के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति इसकी मंजूरी या नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष 
की अवधि के लिए विधिमान्य होगी । 

8. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली साधारण शत - अनुज्ञप्तिधारी 
( i ) एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक यान के लिए एक पृथक पृष्ठ होगा और इनमें प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्षिष्ट होंगी तथा जहां 

मोटर साइकिल विदेशी राष्ट्रिक द्वारा भाड़े पर ली गई है, प्ररूम 4 में एक रजिस्टर रखेगा ; 
( ii ) अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान में 

परिवर्तत नहीं करेगा ; 
( iii ) परिसर रखेगा और सभी अभिलेख तथा रजिस्टर रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी 

द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो और वह मोटरयान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो , सभी युक्तियुक्त समयों पर मोटर 

साइकिलों को निरीक्षण के लिए खुला रखेगा । 
(iv ) समय - समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं और विवरणी प्रस्तुत करेगा ; 
( v ) अपने मुख्य कार्यालय और उसके शाखा कार्यालयों के प्रमुख स्थानों पर जारी की गई अनुज्ञप्ति को मूल रूप में तथा उसकी प्रमाणित प्रतियों 

को , जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों , प्रदर्शित करेगा ; 
( vi ) प्ररूप 5 में एक शिकायत पुस्तक अपने मुख्य कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के सहजदृश्य स्थान पर रखेगा जिसमें तीन प्रतियों में क्रम 

संख्यांकित पृष्ठ होंगे । अनुज्ञप्तिधारी शिकायत की दूसरी प्रति यदि कोई है, शीघ्रता से और किसी भी दशा में तीन दिनों के पश्चात् 

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित करेगा । 
( vii ) मुख्य कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों में एक सुझाव पेटी रखेगा और प्राप्त सुझावों को उनकी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो , अनुज्ञापन 

प्राधिकारी को मास में एक बार अग्रेषित करेगा । 

9. भाड़ा प्रभारों का संग्रहण - अनुज्ञप्तिधारी किसी विदेशी राष्ट्रिक या अप्रवासी भारतीय से भाड़ा प्रभारों का संग्रहण केवल विदेशी मुद्रा में 
करेगा और इस विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति धारण रखेगा । 

10. मोटर साइकिलों को भाड़े पर लेने वाले के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 
( i ) प्रत्येक भाड़े पर लेने वाले का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुज्ञप्ति धारक को समय - समय पर अपने संचलनों की सूचना दे । 
(ii ) यदि यान को किसी व्यष्टि या कम्पनी ने भाड़े पर लिया है तो पर्यटन पार्टी के नेता के रूप में पार्टी के ऐसे नेता का यह कर्तव्य होगा कि 

वह समय - समय पर अनुज्ञप्तिधारक को प्रत्येक यान के संचलनों की सुचमा दे । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ji) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11, अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने की अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्ति 
( 1) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि 

(i ) वह पैरा 8 या 9 के उपबन्धों की अनुपालना करने में असफल रहा है , या 
( ii ) वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों की अनुपालना में मोटर साइकिल का अनुरक्षण करने में असफल रहा है ; या 
( iii ) उसके किसी कर्मचारी ने ग्राहक के साथ कदाघार किया है ; या 

(iv ) भाड़ेदार द्वारा अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध की गई कोई शिकायत युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गई है ; 
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलम्बित करेगा या अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा । 

( 2 ) जहां अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने या निलम्बित किए जाने के दायित्व के अधीन है और अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि मामले की 
परिस्थितियों पर विचार किए जाने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित किया जाना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा और यदि अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन 
प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने का संदाय करने को सहमत होता है तो खण्ड ( 1 ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन 
प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को यथास्थिति रद्द करने या निलम्बित करने के बजाय अनुज्ञप्ति धारक से उक्त जुर्माना संगृहीत कर सकेगा । 

( 3 ) करार की गई धनराशि के संग्रहण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुज्ञप्ति के निलम्बन के प्रत्येक दिन के 
लिए वसूलीय राशि विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके भीतर करार की गई धनराशि संदेय है, इसमें असफल रहने पर 
खण्ड ( 1 ) के अधीन पारित आदेश लागू होगा । 

( 4 ) खण्ड (1 ) के अधीन अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा । 
12. अपील 

कोई व्यक्ति जो अनुज्ञापन प्राधिकारी के पैरा 6 या पैरा 11 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर 
परिवहन विभाग के भारसाधक सचिव, भारत सरकार को अपील कर सकेगा। 

13 . अपील की प्रक्रिपा 

( 1 ) नियम 12 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप मे आक्षेप के आधार का उल्लेख करते हुए दो प्रतियों में अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध 
की जाएगी और इसके साथ ऐसी फीस देय होगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे । 

( 2 ) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, समुचित 
आदेश पारित कर सकेगा । 

14. . अनुज्ञप्ति का स्वैच्छिक अभ्यर्पण 

अनुज्ञप्तिधारी उसे जारी की गई अनुज्ञप्ति किसी भी समय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर सकेगा जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी और 
ऐसे अभ्यर्पण पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा । अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित करने से पहले अनुज्ञप्तिधारी पैरा 11 से पहले खण्ड ( 2 ) में निर्दिष्ट 
शोध्य चुकता करेगा । 


प्ररूप 1 


( पैरा 4 देखिए ) 
मोटर साइकिलों को भाड़े पर देने के लिए अनुज्ञप्तियों की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन 
सेवा में , 

राज्य परिवहन प्राधिकरण 
- - - - - ---- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- --- राज्य में मोटर साइकिलों को भाड़े पर देने के लिए अनुज्ञप्ति के 


मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता - ---- 

लिए आवेदन करता हूं 
1. पूरा नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - --- का / की पुत्र/ परली / पुत्री 


2. 


( क ) पूरा पता 
( ख ) टेलीफोन सं . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Sec. 3 ( ii )] 


7 


- 


- 


+ + 


+ 


+ 


3. 
4. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


5. 
6. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आयु 
( क ) परिवहन कारवार के प्रबन्ध का अनुभव -- - - - -- - - -- 
( ख ) विधिमान्य परमिटों सहित धारित मोटर साइकिलों की सं . - - - - 
अनुज्ञप्ति की विशिष्टि , यदि पहले से है -- -- -- - - -- - - 
( क ) ब्योरेवार पते सहित वह स्थान जहां आवेदक का अपना मुख्य कार्यालय है -- - -- 
( ख ) ज्योरेवार पते सहित वह स्थान जहां आवेदक का अपना शाखा कार्यालय है -- -- - -- 
( ग ) प्रत्येक शाखा कार्यालय में रखी जाने वाली मोटर साइकिलों की संख्या -- - - - 
आवेदक के वित्तीय स्रोतों का प्रकार और परिमाण - -- - - - - - - - - - - - -- - - 
रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के ब्योरों सहित मोटर साइकिलों के स्वामी की विशिष्टियां - - - - - - - - ---- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AA 


+ + . . . . . . . . . 


उस स्थान का पूरा विवरण जहां कारबार चलाया जाना है - - - - - - - - - - -- 
( क ) अपस्थिति, खुला क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र 

( ख ) अन्य विशिष्टियां 
10. मैं मोटरसाइकिलों को भाड़े पर देने के कारबार को चलाने की शर्तों से परिचित हूं । 
11. मैं यह घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर सही और सत्य हैं । 
एक हजार रुपए की विहित फीस का संदाय *... 

........ कर दिया है । 

आवेदक के हस्ताक्षर 
स्थान : 
तारीखः 
( " यहां संदाय की रीति उपदर्शित कीजिए ) 

प्ररूप 2 

( पैरा 6 देखिए ) 

मोटर साइकिल भाये पर देने की अनुज्ञप्ति 
1. आपरेटर का नाम -- -- - - - - - - - -- - - -- - - 
- -- - - - - - -- - - - 

-- -" का/ की पुत्र/ पत्नी/ पुत्री 
कारबार के स्थान का पूरा पता 
भाड़े पर देने के लिए प्राधिकृत मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह 
मुख्य कार्यालय 

शाखा कार्यालय 


N 


in 


क्या मोटरसाइकिल भाड़े पर देने की अनुज्ञप्ति है ? 
यह अनुज्ञप्ति - - --- -- - - - -- - -- --- -- - को जारी की गई है और - -- - -- - -- - -------- -- - तक विधिमान्य है । 

राज्य परिवहन प्राधिकरण 

- - राज्य/ संघ राज्य/ क्षेत्र 
नवीकरण 
- - - - --- - - - -- से - - - - - -- -- - तक नवीकृत 

राज्य परिवहन प्राधिकरण 
- -- - - - - राज्य/ संघ राज्य/ क्षेत्र 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


- 


प्ररूप3 


[ पैरा 8 (1) देखिए ] 
मोटर साइकिल भाड़े पर देने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर 


क्रम सं 


भाड़ेदार का नाम 


पूरा पता 


टेलीफोन सं ., यदि कोई है 


मोटर चालन अनुज्ञप्ति सं . 


2 


( प्राधिकारी ) द्वारा जारी 


यान का वर्ग 


जारी करने की तारीख 


अवसान की तारीख 


भाड़े पर लेने की तारीख 

और समय 


10 


यान लौटाने की तारीख और समय 


भाड़ेदार के हस्ताक्षर 


. टिप्पणी 


कुल कितने किलोमीटर तक मोटर 
यान का उपयोग किया गया 


- 


12 


प्ररूप 4 


[ पैरा 8 (i) देखिए ] 
जब मोटर साइकिल विदेशी को भाड़े पर दी जाती है उस दशा में मोटर साइकिल भाड़े पर देने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाने वाला रबिरसर 


क्रम सं. भाड़ेदार का नाम 


पूरा पता 


( प्राधिकारी ) 


टेलीफोन सं., 
यदि कोई है 


मोटर चालन 
अनुज्ञप्ति सं 


द्वारा जारी 


2 


3 


6 


_ _ _ 


यान का वर्ग 


जारी करने की तारीख अवसान की तारीख 


पासपोर्ट सं . 


प्रधिकारी द्वारा जारी 

राज्य/ राष्ट्रीय 


पासपोर्ट जारी करने 

की तारीख 


१ 


10 


11 


____ 12 


अवसान की तारीख 


पासमोर्ट के अनुसार 

जन्म - तिथि 


चालन परमिट सं., 

यदि कोई है 


चालन परमिट के जारी 

होने की तारीख 


चलाने के लिए प्राधिकृत 

यान का वर्ग 


14 


__ 15 


16 


17 


17751 / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II -- SEC. 3 (ii)] 


- 


- - 


- 


- 


भाड़ेदार के हस्ताक्षर 


टिप्पणी 


भाड़े पर लेने की तारीख 
और समय 


यान वापस लोटाने की तारीख कुल कितने कि . मी . तक मोटर 

और समय यान को उपयोग किया गया 


18 


19 


__ 20 


_ _ 21 


22 


प्ररूप 


[ पैरा 8 ( vi) देखिए] 

शिकायत पुस्तक 
( तीन प्रतियों में क्रम संख्यांकित पृष्ठों सहित ) 


. 


. . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . 


. . . . . . . . . 


1. शिकायतकर्ता का नाम : 
2. पूरा पता....." 
3. मोटर साइकिल भाड़े पर देने की अनुज्ञप्ति के धारक का नाम और पता " 


. . . . . . 


. . . 


. . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


। . . 


. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


4. 


अनुज्ञप्ति सं ., और प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है ........... 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. यानों को भाड़े पर लेने की तारीख और समय तथा यान वापस लौटाने की तारीख और समय 


4 . I 


. . . . + + + + . . . . . . . 


6 . 


यान सं............. 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . + 


संक्षेप में शिकायत 


हस्ताक्षर 


तारीख : 


स्थान : 


1 . 


.. . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


..... ........ 


+ + + + . 


..... " अनुज्ञापन प्राधिकारी को ( दूसरी प्रति ) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 


. 


2. शिकायतकर्ता को ( तीसरी प्रति ) ....... 


[ फा . सं . आर. टी ./11045/ 1/ 97 - एम बी एल ] 


के . आर. भाटी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Transport Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 12th May, 1997 


S. O . 375 ( E ) : - - In exercise of powers conferred by section 75 of theMotor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), Central 
Government hereby makes the following scheme for regulating the business of renting ofMotor Cycles to parsons desiring to 
drive the motor cycles for their own use and matters connected therewith , namely : - - 


1. Short title , commencement and application : - (i) This schememay be called Rent a Motor Cycle Scheme, 1997. 

(ii ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 
( iii ) It shall apply to motor cycles to which pernit have been issued under sub - section ( 1) of Section 74 of the Act and 

operating under a licence granted in terms of para 6 . 


[ T11 – 9453 ( 11 ) ] 


HTC # 1077 ; 375104 


15 


IL 


2 . Definitions - In this scheme unless the context otherwise requires : 

(i) " Act” means Motor Vehicles Act, 1988 ( 59 of 1988); 
( ii ) “ Form ” means a form appended to this scheme; 
(iii ) " licence" means a licence granted or renewed under paragraph 6 to engage in the business of renting of motor 

cycles to persons desiring to drive the motor cycles themselves for their own use ; 
(iv ) " licensing authority " means the State Transport Authority constituted under sub -section ( 1) of section 68 of the 

Act; 
(v) “ operator" means the holder of permit issued under sub -section ( 1) of section 74 of the Act in respect of not less 

than 5 motor cycles ; 

(vi) " scheme" means the Rent a Motor Cycle Scheme, 1997. 
3. Licenciug of operator.-- No person shall engage himself in the business of renting a motor cycle under this scheme 

without a licence. 
4 . Application for grant or renewal of licence - An application for the grant or renewal of a licence under paragraph 6 

whall be made in Form 1 to the licencing authority having jurisdiction in the area in which he resides or has his 

principal place of business and shall be accompanied by a fee of nipees one thousand . 
5 . Scrutiny of application . — A licencing authority shall, before granting or renewing a licence take into consideration the 

following, namely : 
(i) That applicant has a good moral character and has intimate knowledge of passenger transport business , 
(i ) That the applicant has necessary facilities for the housing, maintenance and repair of his vehicles, sanitary block 

and reception room ; 
(iii ) That the applicanthas at loast one telephone which is accessible throughout day and night; 
(iv ) That the financial resources of the applicant are sufficient to provide for the continued maintenance of motor cycles 

and for the efficient management of the establishment; 
(v ) That the applicantmaintains not less than 5 motor cycles duly covered by permits issued under sub -section 1 of 

section 74 of the Act, with comprehensive insurance, fitness certificates , motor vehicles tax paid upto date. 
6 . Grant of licence. — The licencing authority may , on receipt of an application under paragraph 4 and after satisfying 

himself that the applicant has complied with the requirements of paragraph 5 , grant or renew the licence in Form 2 : 


Provided that no application for a licence shall be refused by the licensing authority unless the applicant is given an 
opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the licencing authority . 


7 . Duration of licence. - A licence granted or renewed under paragraph 6 shall be valid for a period of five years from the 

date of grant or renewal. 
8 . General conditions to be observe by the holder of the licence. The holder of the licence shall, - 

(i) maintain a register with a separate page for each vehicle containing the particulars specified , in Form 3 and where 

a motor cycle is hired by a foreign national, shallmaintain a register in Form 4 ; 
(ii) not shift the principal place of business mentioned in the licence without the prior approval in writing of the licens 

ing authority which granted the licence; 
(ii ) keep thepremises and all the records and register maintained and the motor cycles open for inspection at all reason 

able times by the licencing authority or by any person not below the rank ofmotor vehicle inspector as may be 

authorized in this behalf by the licencing authority ; 
( iv ) submit from time to time, to the licensing authority such information and reum as may be called forby it; 
(v ) display at prominent place in its main office and its branch office , the licence issued in original and certified copies 

thereof, attensted by the licencing authority ; 
( vi) maintain in their main office and branch offices at a conspicuous place a " Complaint Book " in the Fom 5 with 

serially numbered pages in triplicatc . The licensee , shall despatch the duplicate copy of complaint, if any, to the , 

licensing authority by registered post expeditiously and in any case not later than 3 days , 
( vii) maintain a suggestion box in themain office and branch offices and forward their suggestions received with their 

comments, if any , to the licencing authority once a month . 
9. Collection of hire charges . The holder of a licence shall collect the hire charges from a foreign national or non -resident 

Indian only in foreign exchange and shall hold for thepurpose a licence to transact in foreign exchange . 
10 . Duties and responsibilities of the hirer ofmotor cycles ( 1) It shall be the duty of every birer to keep the holder of the 

licence , informed of his movements from time to time . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC , 3 ( ii )] 


(2 ) If an individual or company has hired the vehicle , as a leader of the touristparty , it shall bo the duty of such leader 

of the party to keep the holder of the licence informed of the movements of each vehicle, from time to time. 
11. Power of licensing authority to suspend or cancel the licence ( 1) The licencing authority shall, on being satisfied 

after giving the holder of the licence, an opportunity ofbeing heard , thathe has 
(i) failed to comply with the provisions of paragraph 8 or 9 ; or 
( ii) failed to maintain the motor cycle in compliance with the provisions of the Act and rules, or 
(iii) any one of his employees has misbehaved with the customers ; or 
( iv ) any complaint against the licences by any hirer has been proved boyond reasonable doubt , 

suspend the licence for specified period or cancel the licence. 
(2 ) Where the licence is liable to be cancelled or suspended and the licencing authority is of opinion that having regard to the 
circumstances of the case, it would not be necessary or expedient to cancel or suspend the licence; if the holder of tho licence 
agrees to pay the fine thatmay be imposed by the licensing authority , then notwithstanding anything contained in clause (1), the 
licensing authority may, instead of cancelling or suspending the licence , as the case may be , recover from the holder of the 
licence , the said fine. 
(3 ) For the purpose of recovery of the sum ofmoney agreed upon , the State Governmentmay, by notification in the official 
Gazette , specify the amountrecoverable for each day of suspension of the licence and specify the timo within which thesum of 
money agreed upon is payable, failing which the orders passed under clause (1) shall be implemented. 
(4 ) When the licence is suspended or cancelled under clause (1), the holder of the licence shall surrender the licence to the 
licencing authority . 
12 . Appeals. - - Any person aggrieved by any order of the licensing authority under paragraph 6 or paragraph 11,may within 

30 days of the receipt of the order, appeal to the Secretary to Government of India in charge of Transport Department. 
13 . Procedure for appeal - ( 1) An appeal under rule 12 shall bepreferred in duplicate in the form of a memorandum setting 

forth the ground of objection , to the order of the licensing authority and shall be accompanied by a fee as may be 

specified by the State Government, by notification in the Official Gazette . 
(2 ) The Application authority may after giving an opportunity to the parties to be heard and after such inquiry as it may deem 

necessary , pass appropriate orders. 
14 . Voluntary surrender of the ticence.-- - the holder of a licence may it any time surrender the licence issued to him to the 

Sicensing authority which granted the licence and , on such surrender the licensing authority shall cancel the licence. 
The holder of the licence before surrendering the licence shall clear the dues reffered to in clause (2 ) of paragraph 11. 


FORM 1 

[See paragraph 4 ) 
Application for grant or renewal of licences for renting motor cycles 


To 


The State Transport Authority 

.............. State/UT 
I, undersigned hereby apply for a licence for renting motor cycles in the State of... 


Full Name 
Son /Wife /Daughter of.... 


FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


2. (a) FullAddress... 

(b ) Telephone No......... 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


3 . 


Age....... ... .... ..... ... .... ... ............. .......... .... ........ 


IIII 


. 


II 


. 


II + + . 


. . 


. 


. 


. . . 


. . 


FIIIII - IIIIIIIIIIIIIIIIIII 


2 . III . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


T 


. 


. 


4 . (a ) Experience in management of transport business... 

(b ) Number of motor cyclesheld with valid permits... 
5. Particular of licence , if already held. ................... 

(a ) Place where the applicanthas his main office with detailed address..... 
(b ) Place where the applicant has his branch office with detailed address......... 
(c ) The number ofmotor cycles to be stationed in each branch office............ 


FILIPELE 


- LII 


, IIIT 


. . . . . . AIIIIIIIIIIIIIIIIII 


I 


I 


I 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . . . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . . . 


1 


1 1 


1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 


1 1 1 


1 


1 1 1 1 1 


1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 


1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 


1 


1 1 1 1 1 1 


[ TT 11 - 05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


Nature and extent of financial resources of the applicant.......... 


FIIIIIIIIIIIIIIIIII - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Particulars ofmotor cycles owner alongwith details of registration mark...... 


IELLI . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


9. 


L 


EY. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . F . LIIIIIIIIIIII HIHIRE 


Full description of the place where the business is to be carried on.... 
(a ) Location , open area , covered area 


(b ) Any other particulars . 


JO . 


I am conversant with the conditions for carrying the business for renting of motor cycles . 


11. 


I hereby declare that to the bestof my knowledge and belief the particulars given above are correct and true. 


The prescribed fee of rupees one thousand is paid * .................. 


. . . . . . 


. 


. . 


. . 


N 


INE 


. 


I . 


I 


I 


. III 


Place : 


Date : 


Signature of Applicant 


(Here indicate mode of payment) 


FORM 2 

[See paragraph 6 ] 
Licence of rentingmotor cycles 


. . 


744 . 


I 


FTTT 1 


Name of the Operator.. 
Son /Wife /Daughter of........... 


2 . 


+ 11 TT TT TTT111 TTTTTTTTTTTTTTT 


Full Address of the place ofbusiness... 


1 . - 


+ * + 


. . 


+ 


. I 


I I 


. 


Registration mark ofmotor cycles authorised for renting 


Main Office 


Branch Office 


is licenced to rent motor cycle . 


This licence is issue on.......................and is valid up to....... 


State Transport Authority 

........ State /UT 


Repewal 


Renewed from 


... .... ... to . . 


FIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


State Transport Authority 

......... State /UT 


III .FIEFFUFIERII + 


177 $ 119 ) -- 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC 3 ( if 


FORM3 

[See paragraph 8 (i)] 
Register to bemaintained by Rent a motor cycle Licencee 


Sl. No . 


Nameofhirer 


Full address 


Telephone No., if any 


Motor driving licence 


No. 


Class of vehicle 


Date of issue 


Issued by 
(Authority ) 


Date of expiry 


Datc and time of hire 


9 


10 


Signature of hirer 


Remarks 


Date and time of 
returning vehicle 

11 


Motor vehicle used for total 

Kilometers 


12 


13 


14 


FORM 4 

[See paragraph 8 (i)] 
Register to be maintained by rent a motor cycle licencee in case where the motor cycle is hired to a foreigner 
SI. No . Name of 

Full 

Telephone Motor Issued by Class of 
hirer address : No., if any driving (Authority ) vehicle 

licence No. 
5 

6 


Date 

of 
issue 


Date of 
expiry 


Passport 

No . 


Issued by the 
authority and 
State/National 


Date of 
еxрігу 


Date of 
issued of 
passport 

12 


Date of 
birth as per 

passport 


onal 


10 


11 


13 


14 


Remarks 


Driving 
permit 
No., if 


Date of 
issue of 
driving 
permit 

16 


Signature 
of hirer 


Class of 

vehicle 
authorized 
to drive 

17 


Date and 
time of 

hire 


Date and 

time of 
returning 
vehicle 


Motor 
vehicle 
used for 
total kms. 


ally 


15 


18 


19 


20 


21 


22 


( 47111 - 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORMS 
[Sce paragraph 8 (vi)] 

Complaint Book 
(With pages serially numbered in triplicate ) 


1 . Nameof complainant :.. 


KILIFFEY4IIIIIIIIIIIIIII . . . HI 


I HIIII 


HET F1. . - HILLI . EL 


. . MILITERI 


. . . TOEIIIIIIIII 


IIII 


IIII . . . 


. 


. . . . . 


FIT 11 . 


. - 


1 . 


- FEITO - 11 . 


2 . Full address . 
3. Thename and address of the holder of the licence for rent a motor cycle ... 
4 . Licence number,and the authority which issued the licence. 
5 . The date and time of hiring the vehicles and date of time when the vehicle was returned .... ..... 
6 . Vehicle number 

Complaint in brief.......... 


TELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 


ITULIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Date : 


Signature : 


Place : 


1. The licensing authority by registered post....... 

...(duplicate Copy) 
2. The Complaintant......... 

...................(Triplicate Copy) 


[ File No.RT/11045 / 1 /97 -MVL ] 

K . R . BHATI, Jt . Secy . 


o r 


Printod by tho Managor, Govt . of Indju Prosa , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


by the engine 


per ing kan se ut som Dei 106 


